सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 फाल्गुन, 1939 ( श०) 
22 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 137 राँची, गुरुवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 


अधिसूचना 
21 फरवरी , 2018 ई० | 


संख्या - 18 / 12 आ०सु०( 29 ) 07/ 2009 - 1096 -- चूंकि राज्य सरकार का विचार है कि झारखण्ड राज्य में 
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI ) की गतिविधि लोक व्यवस्था बनाये रखने में हस्तक्षेप करती है और यह कि 
वह लोक शांति के लिए घातक है । 

अतः अपराध विधि संशोधन अधिनियम , 1908 (The criminal Law Amendment Act, 1908 ) 
( 1908 का 14 वा अधिनियम ) की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार 
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) को उसके गठन की तिथि से अवैध घोषित करती है । इस संगठन के सदस्य 
बनने , इसे चंदा देने तथा इनकी उग्रवादी निति से संबंधित कोई भी साहित्य या पर्णिका छापने या रखने को 
गैर कानूनी घोषित किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बाल किशन मुण्डा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 137 -- 50 


